निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 550 ) 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

20 मार्च 2014 
सं0 22 / नि०सि० (सिवान) - 11 - 21 / 2011 - 320 — गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के कि0 मी0 117.05 
से कि0 मी0 124.25 तथा कि0 मी0 142.70 से कि0 मी0 152.00 के बीच गंडक नदी में निर्माणाधीन पायलट चैनल के 
क्रियान्वयन में बरती गई अनियमितताओं के लिए दोषी अभियन्ताओं के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तकनीकी एवं अन्य पहलू की समीक्षा कर सुस्पष्ट मंतव्य देने हेतु एक 
तकनीकी समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
1. अभियन्ता प्रमुख ( उत्तर ) जल संसाधन विभाग , पटना 

अध्यक्ष 
2. मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग , जल संसाधन विभाग , पटना सदस्य 

3. अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल , जल संसाधन विभाग , पटना संयोजक 
2. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 550 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


